. 


. 


. 


. 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


29 वैशाख, 19 37 ( श० ) 


संख्या 3 19 राँची, मंगलवार 


19 मई, 2014 ( ई० ) 


विधि ( न्याय ) विभाग 


- 


- 


- 


- 


अधिसूचना 
13 मई , 2015 


संख्या एल0 जी0 - 07/ 20 15- 25/ लेज0 .. झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम 
जिस पर राज्यपाल दिनांक 05 मई, 2015 को अनुमति दे चुके है इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना 
सूचना के लिए प्रकाषित किया जाता है । 


झारखंड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 19 मई, 2015 


झारखंड मूल्यवर्धित कर ( संशोधन ) अधिनियम, 20 1 5 

( झारखंड अधिनियम संख्या 07 , 20 15) 


झारखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम , 2005 ( झारखण्ड अधिनियम, 05, 2006) में संशोधन हेतु 

अधिनियम 


एतद् द्वारा भारतीय गणतंत्र के छियासठवें वर्ष में झारखण्ड विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित 
रूप में अधिनियमित हो : 


1. 


संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ & 


(i) यह अधिनियम झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन ) अधिनियम , 2015 कहा जायेगा | 


(ii ) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा । 
(iii) यह सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगा । 


2 . 


धारा 2 में संशोधन 


धारा -2 की कंडिका (xxix ) में शब्द ‘ वस्तुओं की खरीद के पश्चात एवं व्यापार के क्रम में के पूर्व शब्द 
अर्थात लाभ हानि लेखा से पृथक किए गए क्रय जोड़ा जाएगा । 


3. धारा 18 में संशोधन 


( क ) उपधारा (4 ) की कंडिका ( iii ) में शब्द , व्यापार एवं वाणिज्य के पश्चात केन्द्रीय बिक्री 
कर अधिनियम, 1956 (केन्द्रीय अधिनियम, 74, 1956) की धारा 8 की उपधारा ( 1) के अन्तर्गत पड़ने 
वाले जोड़ा जाएगा । 


( ख) उपधारा ( 8 ) की कंडिका ( ix ) में , विद्यमान परन्तुक में , शब्द से अधिक के पश्चात अंक 4 
4 प्रतिशत को 5 प्रतिशत से प्रतिस्थापित किया जायेगा | 


( ग) विद्यमान उपधारा ( 8 ) में , कंडिका (xiv ) के पश्चात एक नई कंडिका ( xv ) निम्नवत् जोड़ी 
जायेगी : 


_ केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (केन्द्रीय अधिनियम, 74 ,1956 ) की धारा 18 की उपधारा 
( 2) के अन्तर्गत पड़ने वाले अन्तर्राज्य व्यापार या वाणिज्य के क्रम में ऐसी वस्तुओं की बिक्री हेतु मालों 
के क्रय पर या अन्य मालों के विनिर्माण में प्रयुक्त तथा बिक्री किए गए मालों पर 


झारखंड गजट ( असाधारण ) मंगलवार ,19 मई, 20 15 


( घ) विद्यमान उपधारा ( 8) में , कंडिका ( xv) के पश्चात एक नई कंडिका ( xvi) निम्नवत् जोड़ी 
जायेगी: 

खोई या विनिष्ट वस्तु एवं जिसकी बिक्री न की गई हो । 


( ड) विद्यमान उपधारा (8 ) में , कंडिका (xvi) के पश्चात एक नई कंडिका (xvii) निम्नवत् जोड़ी 
जोड़ी जायेगी: 


___ यदि मालों के क्रय पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि उन्ही मालों के मामले में इस अधिनियम 
के अन्तर्गत वास्तविक रूप से सरकारी कोषागार में भुगतान किए गए कर राशि , यदि कोई हो, से 
अधिक हो रहा हो । 


4. धारा & 57 में संशोधन & 

धारा 57 की उपधारा ( 1) में शब्द समूह कोई बिक्री या क्रय के पश्चात शब्द किसी वस्तु समूह 
समूह को जोड़ा जाएगा | 


5. धारा 74 में संशोधन & 


विद्यमान धारा 74 की उपधारा (2 ) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा: 


इलेक्ट्रोनिक प्रणाली तथा स्वचालन के उदेश्यों की पूर्ति हेतु आयुक्त ई गवर्नेस के उदेश्य से 
समय- समय पर मापदण्ड तथा दिशा निर्देश का निर्धारण करेंगे । 
6. धारा 80 में संशोधन & 


धारा 80 की उपधारा (4 ) में विद्यमान परंतुक को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा: 

बशर्ते इस अधिनियम के अन्तर्गत विहित प्राधिकारी द्वारा पारित कर निर्धारण या शास्ति या 
दोनों के विरूद्ध दायर पुनरीक्षणवाद में आयुक्त निर्धारित कर राशि या शास्ति या दोनों का अधिकतम 10 
10 प्रतिशत राशि जमा करने हेतु संबंधित व्यवसायी व्यक्ति को निदेशित कर सकते हैं | 


झारखंड राज्यपाल के आदेश से , 

बी0 बी0 मंगलमूर्ति , 
प्रधान सचिव- सह- विधि परामर्शी 
विधि ( विधान) विभाग, झारखण्ड , राँची । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


झारखंड गजट ( असाधारण) मंगलवार , 19 मई, 2015 


विधि (विधान) विभाग 
- अधिसूचना 
13 मई, 2015 


संख्या एल0 जी0 -1 7/ 20 15- 26 / लेज0 -- झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और 
राज्यपाल द्वारा दिनांक- 05 / 05 / 2015 को अनुमत झारखंड मूल्यवद्धित कर ( संशोधन) अधिनियम , 
2015 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया 
किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3 ) के अधीन उक्त अधिनियम का 
अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा । 


The Jharkhand Value Added Tax (Amendment) Act, 2015 

( Jharkhand Act, 07, 2015 ) 


Jharkhand Value Added Tax (Amendment ) Act , 2015 


An Act to amend Jharkhand Value Added Tax Act, 2005 ( Jharkhand Act 05 , 2006 ) 


Be it enacted in the sixty sixth year of the Republic of India by the state legislature in 
the following manner 
1. Short title, extentand commencement - 

(i) This Actmay be called the Jharkhand Value Added Tax (Amendment) Act , 2015 . 
(ii) It shall extend to the whole of the State of Jharkhand. 

( iii) It shall come into force w .e.f. date of its publication in the official gazette . 
2 . Amendment in Section - 2 
( a ) In clause ( xxix ) of section 2 , after the words " purchase of goods " and before the words 

" in the course of business " , the words " viz purchases debited to profit and loss 

account" shall be added . 
3 . Amendment in Section - 18 
a ) In clause ( iii ) of sub - section ( 4 ) , after the words trade and commerce , the words falling 

under sub - section ( 1) of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (74 of 1956 ) shall 

be added . 
b ) In clause (ix ) of sub - section (8 ), in the exiting proviso , after the words in excess of , the 

numerical 4 % shall be substituted by 5 % . 
c) In the existing sub-section ( 8 ), after clause ( xiv), a new clause as ( xv ) shall be added in 

the followingmanner : 


( xv ) On the purchase of goods sold as such or used in the manufacture of other 
goods and sold in course of interstate trade or commerce falling under sub - section ( 2 ) of 
Section 8 of Central Sales Tax Act, 1956 ( Central Act, 74 of 1956 ) 


SIRLS JIHC (31HTERUT) HUGAR , 19 Hş, 2015 


d ) In the existing sub section ( 8 ) after the clause (xv ) , a new clause as ( xvi) shall be added 
in the following manner : 

( xvi) Goods lost or damaged and not eventually sold . 
e) In the existing sub section ( 8 ) after the clause (xvi) , a new clause as (xvii) shall be 
added in the following manner : 

(xvii) in case the amount of Input Tax Credit on any purchase of goods shall exceed 
the amount of tax in respect of the same goods actually paid , if any , under this Act into 

Government Treasury . 
4 . Amendment in Section - 57 

In sub - section ( 1 ) of section 57 , after the words, any sales or purchases , the words of 

any class of goods shall be added . 
5 . Amendment in Section -74 

Existing sub - section ( 2 ) of Section 74 shall be substituted in the following manner: 
" In order to achieve the objectives of electronic methods and automation , the 
Commissioner may evolve a criteria and direction for the purpose of e-governance from 

time to time." 
6 . Amendment in section -80 

The exiting Proviso after sub section (4 ) of Section 80 shall be substituted in the 
followingmanner : 
Provided the Commissioner, on application for revision of any order of assessment or 
penalty or both passed by the prescribed authority under this Act , may direct such 
dealer / person to deposit a sum not exceeding 10 % of the tax assessed or the penalty 
imposed or both . 


By order of the Governor of Jharkhand , 

B . B . Mangalmurti, 
Secretary -cum -L . R . 
Law ( Judicial) Department, 
Govt. of Jharkhand , Ranchi. 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


अधीक्षक झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित 

ŞIR QUS JHT ( HTHTERUT) 319 -50 


